रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


Mara 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 03 ] 
No . 03 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 3 , 2017 / पौष 13 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2017 /PAUSA 13, 1938 


भारतीय उपचर्या परिषद 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर , 2016 
फा . सं . 11 - 1 / 2015 - भा . उ. प. — भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम , 1947 ( 1947 का 48वां ) के खण्ड 16 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है : 

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : इन्हें Amendments for Auxiliary Nurses and Midwives syllabus and regulation कहा 

सकता है । 
2. ये विनियम जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे । 

टी. दिलीप कुमार , अध्यक्ष 

[ विज्ञापन - III / 4 / असा. / 354 / 16] 
सहायक नर्स और प्रसाविका पाठ्यक्रम और विनियमों में संशोधन 
पाठ्यक्रम की अवधि 
पाठ्यक्रम की कुल अवधि 2 वर्ष (18 महीने + 6 महीने स्थानबद्ध प्रशिक्षण ) 
पहला वर्षः 
i. कुल सप्ताह 

- 52 सप्ताह 
ii . अवकाश 

- 4 सप्ताह 
iii . राजपत्रित छुट्टियां 

- 2 सप्ताह 
iv. उपक्रमात्मक छुट्टियां और परीक्षा 

3 सप्ताह 
v. उपलब्ध सप्ताह 

43 सप्ताह 
पहले शैक्षणिक वर्ष के लिए उपलब्ध कुल घंटे 

- 43 सप्ताह x40 घंटे / सप्ताह = 1720 घंटे 
दूसरा वर्ष (स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित ) 
i. कुल सप्ताह 

52 सप्ताह 
ii. अवकाश 

- 4 सप्ताह 
iii. राजपत्रित छुट्टियां 

- 2 सप्ताह 
19 GI/2017 


। 


। 


। 


। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


iv . उपक्रमात्मक छुट्टियां और परीक्षा 

- 2 सप्ताह 
v. उपलब्ध सप्ताह 

- 44 सप्ताह 
दूसरे शैक्षणिक वर्ष के लिए उपलब्ध कुल घंटे 

- 44 सप्ताह x 40 घंटे / सप्ताह = 1760 घंटे 
दाखिले के उपबंध और शर्ते: 
1. दाखिले की न्यूनतम आयु जिस वर्ष में दाखिला लिया जा रहा है उसके 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष होनी 

चाहिए । 
2. दाखिले की अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी । 
3. न्यूनतम अर्हता सीबीएसई / आईसीएसई / एसएसएससीई / एचएससीई द्वारा मान्यताप्राप्त (10 + 2 पाठ्यक्रम) 12 वर्ष की 
स्कूली शिक्षा पास अथवा मान्यताप्राप्त समतुल्य परीक्षा होगी । 

अध्ययन का पाठ्यक्रम 
पहला वर्षः 
उपचर्या पाठ्यक्रम क्लासरूम घंटे 

अनुभव 
क्रम पाठ्यक्रम शीर्षक और विवरण | सिद्धांत | निदर्शन 

अस्पताल समुदाय | योग 
संख्या 
सामुदायिक स्वास्थ्य उपचर्या 

120 ____ 170 10 

100 110 
स्वास्थ्य प्रोन्नति 

120 75 | 195 

20 

180 200 
ए. पोषण 
बी . मानवशरीर और स्वास्थ्य 
विज्ञान 
सी . पर्यावरणात्मक स्वच्छता 

| 20 
डी. मानसिक स्वास्थ्य 
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल 140 

90 

300 
उपचर्या -I 
ए. संक्रमण और प्रतिरक्षण 
बी . संचारी रोग 

40 
सी . सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं 

___ 80 
डी . प्राथमिक चिकित्सीय देखभाल 

20 40 
ई. प्राथमिक उपचार और प्रेषण ।| 25 

35 
बाल स्वास्थ्य उपचर्या 

185 

180 
| कुल घंटे 

385 | 840 200 

680 880 


50 


35 


20 


30 


390 


20 


60 


75 


110 


80 


100 


455 


योग = 1720 घंटे 


अनुभव 
अस्पताल समुदाय 


योग 


योग 


दूसरा वर्ष ( पहले 6 महीने ) 
उपचर्या पाठ्यक्रम 

क्लासरूम घंटे 
क्रम | पाठ्यक्रम शीर्षक और विवरण सिद्धांत | निदर्शन 
संख्या 
| प्रसूति विद्या 

200 

160 
स्वास्थ्य केन्द्र प्रबंध 


V . 


360 


220 


380 


160 | 
60 


V1 


40 


40 


80 


60 


कुल घंटे 


240 


200 


| 


440 


220 


220 


440 


योग = 880 घंटे 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुभव 
समुदाय 


क्रम 


अस्पताल 


योग 


240 


240 


480 


40 


दूसरा वर्ष ( स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि ) 

| उपचर्या पाठ्यक्रम 

पाठ्यक्रम शीर्षक और विवरण 
संख्या 

प्रसूतिविद्या 
• प्रसव - पूर्व वार्ड 

प्रसवकालीन / प्रसव कक्ष 
• प्रसवोत्तर वार्ड 

• नवजात देखभाल यूनिट 
बाल स्वास्थ्य 
सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य केन्द्र प्रबंध 


120 


40 


40 


80 


160 


240 


iii . 


160 


160 


कुल घंटे 


320 


560 


880 


कुल = स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि में 880 घंटे 
सकल योग = 1760 घंटे 
स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतः 
क . एएनएम छात्रों (4 - 5 के समूह में ) को समुदाय में पर्यवेक्षित स्वतंत्र अभ्यास के लिए जोकि आवासीय होना चाहिए एक 

महीने / 4 सप्ताह के वास्ते एक नियमित एएनएम के साथ किसी उप - केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात किया 
जाना चाहिए । 
छात्रों को अपने नैदानिक अनुभव के दौरान सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए । 
अंतिम ( दूसरा वर्ष ) परीक्षा में बैठने से पहले सभी नैदानिक अपेक्षाओं में से कम से कम 80 % अपेक्षाएं पूरी कर ली जानी 
चाहिए । 
एएनएम स्कूल के प्रिंसीपल को प्रत्येक छात्र के लिए यह प्रमाणित करना चाहिए कि उसने सफलतापूर्व स्थानबद्ध प्रशिक्षण 
कार्यक्रम में भाग लिया है, 100 % नैदानिक अपेक्षाएं पूरी की हैं और राज्य उपचर्या परिषद / परीक्षा बोर्ड द्वारा 
प्रमाण - पत्र / डिप्लोमा प्रदान किए जाने से पूर्व पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध अपेक्षित क्षमताएं अर्जित कर ली हैं । 
रोगी पुस्तिका और क्षमता रिकार्ड पुस्तिका स्कूल के सक्षम अधिकारी द्वारा पूरी की जानी चाहिए और हस्ताक्षर किए जाने 

चाहिए । 
च . परीक्षा स्थानबद्ध प्रशिक्षण के बाद आयोजित की जाएगी । 

परीक्षा की योजना 
पहले वर्ष के अंत में सैद्धांतिक और व्यावहारिक परीक्षाएं 
प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम 

बाह्य मूल्यांकन 

आंतरिक 

मूल्यांकन 
सिद्धांत प्रश्नपत्र I | सामुदायिक स्वास्थ्य उपचर्या 

75 
सिद्धांत प्रश्नपत्र II स्वास्थ्य प्रोन्नति 
सिद्धांत प्रश्नपत्र III प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपचर्या 
सिद्धांत प्रश्नपत्र IV बाल स्वास्थ्य उपचर्या 

75 

3 घंटे 
व्यावहारिक I सामुदायिक स्वास्थ्य उपचर्या और 

100 

100 
स्वास्थ्य प्रोन्नति 
व्यावहारिक II बाल स्वास्थ्य उपचर्या 

100 

100 
योग 

300 


अवधि 


25 


3 घंटे 


3 घंटे 


3 घंटे 


25 


500 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


अवधि 
3 घंटे 


पहले वर्ष के लिए सकल योग 800 अंक 
दूसरे वर्ष के अंत में सिद्धांत और व्यावहारिक परीक्षाएं 
प्रश्नपत्र 

पाठ्यक्रम 
| सिद्धांत प्रश्नपत्र V | प्रसूतिविद्या 
सिद्धांत प्रश्नपत्र VI स्वास्थ्य केन्द्र प्रबंध 
व्यावहारिक III 

प्रसूतिविद्या 
व्यावहारिक IV | प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य 

केन्द्र प्रबंध 
योग 


बाह्य मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन 
75 

25 
75 
100 

100 
100 

100 


25 


3 घंटे 


350 


250 


दूसरे वर्ष के लिए सकल योग 600 अंक 
व्यावहारिक परीक्षा के लिए स्थानः 
1. केवल सरकारी जिला ( यदि जिला अस्पताल में जिला अस्पताल के साथ सहयोजित कोई नर्सिंग स्कूल या कालेज नहीं 

है ) तो भी दूसरे वर्ष के एएनएम छात्रों के लिए व्यावहारिक परीक्षा जिला अस्पताल में आयोजित की जानी चाहिए । 
2. जिले में सरकार द्वारा संचालित सभी एएनएम स्कूल अथवा निजी स्कूलों की परीक्षा जिला अस्पताल में आयोजित की 

जानी चाहिए । 
3. यदि जिले में बड़ी संख्या में निजी स्कूल मौजूद हैं तो सभी छात्रों को कवर करने के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा की 
समुचित योजना बनाई जानी चाहिए और चरणों में विभाजित की जानी चाहिए । 

प्रसूतिविद्या (स्थानबद्ध प्रशिक्षण ) 
अपेक्षित क्षमता अस्पताल अनुभव 

सामुदायिक अनुभव 
सामान्य गर्भवती महिला गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करते प्रमुख घटना रजिस्टरों का 
का आकलन और हुए गर्भावस्था की जांच करना 

पंजीकरण और प्रबंध 
देखभाल प्रसव – पूर्व माताओं का पंजीकरण 

घर पर जन्म – पूर्व जांचें करना 
गर्भाधान पूर्व परामर्श रक्तचाप , नाड़ी तथा 

उप – केन्द्र में जन्म – पूर्व 
भ्रूण की हृदयगति मापना, पाण्डुता और 

क्लीनिकों में भाग लेना 
छाजन के लिए जांच करना तथा फंडल 

गर्भवती माताओं की मलेरिया 
ऊंचाई, भ्रूण की स्थिति परिशुद्ध रूप से 

जांच 
प्रस्तुति 

जन्म की तैयारी, जटिलता 
हीमोग्लोबिन का आकलन और प्रोटीन 

तत्परता, आहार और विश्राम, 
तथा शर्करा के लिए मूत्र की जांच करना 

शिशु को स्तनपान, गर्भावस्था 
20 जन्म - पूर्व महिलाओं की जांच करना 

के दौरान यौन संपर्क , घरेलू 
( अस्पताल में और समुदाय में ) 

हिंसा और गर्भ निरोध 
आईएफए पूरक उपलब्ध कराना और 10 

महिलाओं को टीटी इंजेक्शन लगाना 
सामान्य प्रसव कराना प्रसूतिविद्या रोगी पुस्तिका रखना 

समुदाय में ( बेहतर हो स्वास्थ्य 

केन्द्रों और घर में ) प्रसव 
विदारणों की विभिन्न श्रोणि उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए 

कराना 
डिग्रियों को पहचानना 

श्रोणि आकलन करना । पीवी परीक्षण 5 
और आपातिक देखभाल 

पार्टोग्राफ अंकन और यह निर्णय लेना 
प्रदान करना तथा आगे 

कि महिलाओं को कब आगे भेजा जाए 
भेजना 

संक्रमण निवारण परिपाटियों का प्रयोग 
करते हुए प्रसव की तीसरी अवस्था के 
सक्रिय प्रबंध सहित 10 सुरक्षित प्रसव 
कराना ( अस्पताल और समुदाय में ) 
5 भगच्छेदन और विदारणों में टांके 
लगाने में सहायता करना 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अपेक्षित क्षमता 

प्रसवोत्तर माताओं और 
नवजातों का आकलन 
और देखभाल 


जो महिलाएं जोखिम पर 
है उनका आकलन और 
उन्हें आगे भेजना 


अस्पताल अनुभव 

| सामुदायिक अनुभव 
नवजात को आवश्यक देखभाल प्रदान 10 प्रसवोत्तर माताओं के घर 
करना 10 

के कम से कम तीन दौरों 

सहित 10 दिन तक अनुवर्ती 
नवजात का आधारिक पुनर्जीवन 5 

कार्रवाई 
• प्रसवोत्तर देखभाल और पोषण का 

घर पर नवजात की 
प्रबंध / परामर्श 

देखभाल - 10 
स्तनपान कराने के लिए माताओं को 

माताओं और व्यक्तियों के 
परामर्श / समर्थन तथा स्तनपान से जुड़ी 

समूहों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा 
समस्याओं का निवारण / प्रबंध 

आयोजित करना - प्रत्येक के 
कंगारू माता देखभाल के लिए परामर्श 

लिए 2 
प्रसवोत्तर माताओं की देखभाल 10 

आयुष की स्वीकृत परिपाटियां 
( अस्पताल में और समुदाय में ) 

समेकित करना 
माताओं और व्यक्तियों के समूह के लिए 
स्वास्थ्य शिक्षा आयोजित करना (प्रत्येक 
के लिए 3) 
प्रसव कक्ष और उप - केन्द्र में संक्रमण 
निवारण और जैवचिकित्सीय अपशिष्ट 
प्रबंध 
उच्च जोखिम वाली माताओं को पहचानें 

गांव में एक जटिल शिशु जन्म 
और देखभाल प्रदान करें 

का वृत्त अध्ययन करें 
शल्य - प्रसव सेक्शनों के लिए तैयार 

जोखिमपूर्ण महिला के लिए 
करें - 2 

आपातिक परिवहन के वास्ते 

ग्राम बैठक आयोजित करें 
शल्य प्रसव सेक्शन देखें - 2 

एमटीपी के लिए अवांछित गर्भ 
असाधारण प्रसव देखें - 2 

वाली महिलाओं की पहचान 
एमटीपी के लिए तैयार करें और 

करें और उन्हें भेजें 
क्रियाविधि का पालन करें 

किन्हीं 10 महीनों से 
गर्भपात वाली महिलाओं की देखभाल 

साक्षात्कार करें और असुरक्षित 
करें - 2 

मातृत्व तथा गर्भपात के 

कारणों को सूचीबद्ध करें 
अंतःशिरा लाइन का निवेश करें । 

उच्च जोखिम वाली माताओं 5 
महिलाओं में मूत्रल कैथीटर निवेश करें 

तथा नवजात 5 की पहचान 
• मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन तैयार करें | करें और उन्हें उच्चतर केन्द्र 
और लगाएं 

को भेजें 
आक्सीटोसिन ड्रिप तैयार करें और लगाएं 
पीपीएच के प्रबंध के लिए गर्भाशय का 
बायमैनुअल संपीड़न 
एचआईवी से ग्रस्त माता की देखभाल 
अधूरे गर्भपात के लिए गर्भधारण के 
अवधारित उत्पादों का अंकीय निष्कासन 
परिवार नियोजन के लिए पात्र दंपतियों को गर्भनिरोध 
माता / दंपत्तियों को परामर्श 

की विभिन्न विधियों पर 

परामर्श दें 
• 5 महिला और 2 पुरुषों के बंध्यीकरण के 
लिए तैयार करें और मदद करें 

2 आईयूसीडी निष्पादित करें 
( अस्पताल तथा समुदाय में ) 

( अस्पताल या समुदाय में ) 
• अंतर्गर्भाशय उपकरणों का निवेशन और मुखीय गोलियां वितरित करें 


पात्र दंपत्तियों को 
गर्भनिरोध की विभिन्न 
विधियों की बाबत 
परामर्श दें 
बंध्यीकरण और 
आईसीयूडी के ग्राहियों 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


अपेक्षित क्षमता 


को तैयार करें 
• ग्रीवा कैंसर की दिशा 


अस्पताल अनुभव 

| सामुदायिक अनुभव 
गर्भनिरोधकों के गर्भनिरोध का नुस्खा . कंडोमों के प्रयोग का निदर्शन 
2 आईयूसीडी निवेशन निष्पादित करें 

करें और कंडोम बांटें 
( अस्पताल और समुदाय में ) 

ग्रीवा का दृश्य निरीक्षण और 
मौखिक गोलियां बांटें - 5 

एक पेप लेप परीक्षण - 2 
कंडोमों के प्रयोग का निदर्शन करें और 
कंडोम वितरित करें - 5 
गर्भाशय ग्रीवा की दृश्य निरीक्षण और 
एक पंपलेप परीक्षण करें - 2 


स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली नैदानिक अपेक्षाएं 
उपर्युक्त कौशलों का अभ्यास करने और उनमें क्षमता प्राप्त कर लेने के साथ - साथ छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 
स्थानबद्ध प्रशिक्षण अवधि के दौरान निम्न अपेक्षा पूरी कर लेंगे: 
अपेक्षित क्षमता 

___ अस्पताल और सामुदायिक अनुभव 
सामान्य गर्भवती महिला का आकलन __ • 15 प्रसव – पूर्व महिलाओं की जांच करें ( अस्पताल और समुदाय में ) 
और देखभाल 
सामान्य प्रसव कराना 

श्रोणी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए श्रोणी आकलन करना । पीवी 

परीक्षण - 5 
विदारणों की विभिन्न मात्राओं की 
पहचान करना और आपातिक देखभाल संक्रमण निवारण परिपाटियों का प्रयोग करते हुए प्रसव की तीसरी 
प्रदान करना और आगे भेजना 

अवस्था के सक्रिय प्रबंध सहित 10 सुरक्षित प्रसव कराना ( अस्पताल 
और समुदाय में ) 

5 भगच्छेदन और विदारणों में टांके लगाने में सहायता करना 
प्रसवोत्तर माताओं और नवजातों का • नवजात को अनिवार्य देखभाल प्रदान करें - 10 
आकलन और देखभाल 

• नवजात का आधारिक पुनर्जीवन 

• प्रसवोत्तर माताओं की देखभाल ( अस्पताल और समुदाय में ) 
जोखिम वाली माताओं का आकलन • गर्भपात वाली महिलाओं की देखभाल करें 
और उन्हें आगे भेजना 


पात्र दंपतियों को गर्भनिरोध की विभिन्न 
विधियों की बाबत परामर्श देना 
बंध्यीकरण और आईसीयूडी के ग्राही 
तैयार करना 
ग्रीवा कैंसर की दिशा 


• 5 महिला और दो पुरुष रोगियों को बंध्यीकरण के लिए तैयार करें 

और सहायता करें ( अस्पताल तथा समुदाय में ) 
• 3 आईयूसीडी निवेशन करें ( अस्पताल और समुदाय में ) 

मौखिक गोलियां वितरित करें 
कंडोमों के प्रयोग का निदर्शन करें और कंडोम बांटे - 5 


रुग्ण नवजात और शिशुओं की 
देखभाल ( आईएमएनसीआई) । 


आईएमएनसीआई प्रोटोकॉल के अनुसार 5 रोगी नवजात शिशुओं और 
5 रोगी बच्चों का आकलन और देखभाल 


दूसरे वर्ष में कुल 


दूसरे वर्ष में पूरी की जाने वाली नैदानिक अपेक्षाएं 
क्षमता 

दूसरे वर्ष के पहले छ: स्थानबद्ध प्रशिक्षण 

महीने 
एएनसी 

20 ( अस्पताल + समुदाय ) 15 ( अस्पताल + समुदाय ) 
एएमटीएसएल सहित सामान्य 10 ( अस्पताल + समुदाय) 10 ( अस्पताल + समुदाय) 
प्रसव कराना 
भगच्छेदन / विदारणों के टांका 


35 ( अस्पताल + समुदाय ) 
| 20 ( अस्पताल + समुदाय) 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


लगाने में सहायता करना 


नवजात की देखभाल 
सामान्य नवजात का आधारिक 5 
पुनर्जीवन 
पी / वी जांच 
प्रसवोत्तर रोगी 

10 (3784CIA + 
रुग्ण नवजात और बच्चों का 
प्रबंध ( आईएमएनसीआई) 
आईयूसीडी निवेशन 


GRA ) 


20 (374did + NEGR ) 


5 + 5 


5 + 5 


INDIAN NURSING COUNCIL 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 21st October, 2016 
F . No. 11 - 1/2015 - INC . - In exercise of the powers conferred by Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 
1947 (48 of 1947 ), the Indian Nursing Council hereby makes the following regulations namely : 
(i) Short title and Commencement. — These may be called the Revision for Auxiliary Nurses and Midwives 
syllabus and regulation . 
(ii) These regulations shall come into force on July , 2012 . 

T . DILEEP KUMAR , President- INC 

[ADVT.-III/4 /Exty ./354 /16 ] 
Amendments for Auxiliary Nurses and Midwives syllabus and regulation 
Duration of the course : 
The total duration of the course is 2 year ( 18 months + 6 months internship ) 
First Year: 
Total weeks 

- 52 weeks 
Vacation 

- 4 weeks 
Gazetted holidays 

- 2 weeks 
iv . Preparatory holidays and examination - 3 weeks 
V . Available weeks 

- 43 weeks 
Total available hours for 1st academic year 

- 43 weeks x 40 hours /week = 1720 hrs 
Second year ( including internship ) 
Total weeks 

- 52 weeks 
Vacation 

- 4 weeks 
Gazetted holidays 

- 2 weeks 
iv . Preparatory holidays and examination - 2 weeks 
Available weeks 

- 44 weeks 
Total available hours for 2nd academic year 

- 44 weeks x 40 hours /week = 1760 hrs 
Admission terms and Conditions: 
1 . The minimum age for admission shall be 17 years on or before 31st December of the year in 

which the admission is sought. 
2 . The maximum age for admission shall be 30 years . 
3 . The minimum educational requirement shall be the passing of 12 years of schooling ( 10 + 2 

year course) recognized by CBSE / ICSE / SSSCE /HSCE or a recognized equivalent 
examination . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


COURSE OF STUDY 


FIRST YEAR : 


CLASSROOM HOURS 

Demonstration 


EXPERIENCE 

Community 


Total 


Hospital 


Total 


50 


170 


10 


100 


110 


120 


195 


20 


180 


200 


35 


55 


40 
290 


90 


300 


390 


NURSING COURSE 
S .No Course title and Theory 

description 
Community health 

120 
nursing 

Health Promotion 
A . Nutrition 
B . Human Body & 

35 
Hygiene. 
C . Environmental 

Sanitation 
D . Mental Health 

30 
iii . Primary Health care 

140 
nursing - I 
A . Infection and 

immunization 
B . Communicable 

Diseases. 
Community health 

problems. 
D . Primary medical care 
E . First aid and referral. 
Child Health Nursing 

75 
Total Hours 

455 
TOTAL = 1720 Hours 
SECOND YEAR ( First 6 months) 


25 


45 


65 


80 


20 


40 


25 


35 


110 


185 
840 


80 
200 


100 
680 


180 
8 80 


385 


CLASSROOM HOURS 


EXPERIENCE 


NURSING 
COURSE 


S .No. 


Theory 


Demonstration 


Total 


Hospital 


Community 


Course title and 
description 


Total 


Midwifery 


200 


160 


360 


220 


160 


380 


sis 


40 


40 


80 


60 


Health Center 
Management 


60 


Total Hours 


200 


440 


220 


220 


440 


EXPERIENCE 
Community 


Total 
480 


240 


240 


40 


120 


Total 880 Hours 
SECOND YEAR (Internship period ) 

NURSING COURSE 
S .No. Course title and description 

Hospital 
Midwifery 
• Antenatal ward 
• Intranatal/ labour room 
• Post natal ward 

• Neonatal care unit 
II . Child Health 
III . Community Health and Health 

center management 

Total Hours 
Total = 880 hours in the internship period 
Grand Total = 1760 hrs . 


40 


80 


240 


160 
160 


160 


320 


560 


880 


[ TT III - QU5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Guidelines for internship : 
a . The ANM students ( in a group of 4 -5 ) should be posted in the sub center / primary health 

center with a regular ANM for one month / 4 weeks for supervised independent practice in 

the community which should be residential. 
b . The students should participate in all the National Health and Family Welfare programs 

during their clinical experience . 
At least 80 % of all the clinical requirements should be completed before appearing for the 

final ( Second year ) examination . 
d . The principal of the ANM school should certify for each student that she has undergone 

successfully the internship program , 100 % clinical requirements and acquired the 
requisite competencies as listed in the syllabus before the award of the certificate / diploma 

by the state nursing councils / examination boards . 
e . The casebook and competency record book should be completed and signed by the 

competent authority of the school. 
f. Examination will be conducted after the Internship . 


Scheme of Examination 


Theory and practical examinations at the end of the first year 


Paper 


Course 


Duration 


External 
Assessment 

75 


Internal 
Assessment 

25 


Community Health Nursing 


3 hrs 


Theory 
Paper I 
Theory 
Paper II 


Health Promotion 


25 


3 hrs 


25 


3 hrs 


25 


3 hrs 


100 


Theory 

Primary Health Care Nursing 
Paper III 
Theory 

Child Health Nursing 
Paper IV 
Practical I Community Health Nursing 

100 
and health promotion 
Practical II Child health Nursing 

100 
Total 

500 
Grand total for first year 800 marks 
Theory and practical examinations at the end of the Second year 
Paper Course 

External 
Assessment 


100 
300 


Duration 


Internal 
Assessment 


Midwifery 


75 


25 


3 hrs 


Theory 
Paper V 


Health Centre Management 


25 


3 hrs 


Theory 
Paper VI 


Practical III 


Midwifery 


100 


100 


Practical IV 


100 


100 


Primary health care and health 
center management 


Total 


350 


250 


Grand total for second year 600 marks 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Venue for Practical Examination : 
1 . Govt. District only (if the District Hospital is not having School or College of Nursing 

attached to the District Hospital) even then practical examination of 2nd year ANM 

students should be conduct at District Hospital. 
2 . All the ANM Schools run by Government or Private Schools in the District, their 

examination should be conducted in district hospital. 
3 . If large number of private Schools exist in the District, proper planning and phasing to be 

done by examination board to cover all students. 


Expected competency 


Assessment and 
care of normal 
pregnant woman 


Midwifery (Internship ) 
Hospital Experiences 

Detecting pregnancy using 
pregnancy testing kit. 
Registration of antenatalmothers. 
Pre conception counseling 
Measuring the blood pressure , 
pulse and fetal heart rate , 
checking for pallor and edema 
and determining the fundal 
height, fetal lie and presentation 
accurately . 
Hemoglobin estimation and 
testing urine for protein and sugar 
Examine 20 antenatal women ( in 
the hospital and community ) 
Provide IFA supplements and 
administer TT injection to 10 
women . 


Community Experiences 
Registration 

and 
management of vital 
events registers . 
Conduct antenatal 
examinations at home 
Participate in antenatal 
clinics in the sub center 
Malaria testing for 
pregnantmothers . 
Counseling on birth 
preparedness , 
complication readiness , 
diet and rest, infant 
feeding, sex during 
pregnancy, domestic 
violence 

and 
contraception . 


Conduct normal 
delivery 
Recognize different 
degrees of tears give 
emergency care and 
refer . 


Conduct deliveries in the 
community (health 
centers preferably and 
home) 


Maintain midwifery case book 
Conduction pelvic assessment to 
determine pelvic adequacy . PV 
examination 5 
Plotting the partograph and 
deciding when to refer the women . 
Conduction 10 safe deliveries ( in 
the hospital and community ), with 
active management of the third 
stage of labour, using infection 
prevention practices , 
Assist in the suturing of 5 
episiotomies and tears 
Provide essential care of the 
newborn 10 
Basic resuscitation of the 
newborn 5 
Managing / counseling on post 
partum care and nutrition 
Counseling / supporting of mothers 
for breast feeding and 
preventing /managing breast 
feeding problems 
Counseling for kangaroo mother 
care 
Care of postnatal mothers 10 ( in 


Assessment and 
care of postnatal 
mothers 

and 
newborns 


Follow up of 10 postnatal 
mothers for 10 days with 
at least 3 home visits . 
Care of newborns at 
home - 10 
Conduct 

health 
education for groups of 
mothers and individuals 
- 2 each 
Integrate the accepted 
practices of AYUSH 


[ TT III , qu5 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


Expected competency 


Community Experiences 


Hospital Experiences 

the hospital and community ) 
Conduct health education for 
groups of mothers and individuals 
- 3 each 
Follow infection prevention and 
biomedical waste management in 
the labour room and sub center 


Assessing and 
referring mothers at 


risk 


Identify high - risk mothers and 
give care 
Prepare for caesarean sections -2 
Observe caesarean section - 2 
Observe abnormal deliveries 5 
Prepare for MTP and observe 
procedure - 2 
Take care of women with abortion 


Do a case study of 
complicated childbirth in 
the village 
Conduct a village 
meeting for emergency 
transport of women at 
risk 


Identify and refer women 
with unwanted 
pregnancy for MTP 
Interview any 10 women 
and list reasons for 
unsafe motherhood and 
abortion 
Identify high risk 
mothers 5 and newborns 
5 and refer them to the 
higher center 


Insert an intravenous line. 
Insert a urinary catheter in 
women 
Preparation and administration of 
magnesium sulphate injection . 
Preparation and administration of 
oxytocin drip . 
Bimanual compression of the 
uterus for the management of PPH 
Care of mother with HIV . 
Digital removal of retained 
products of conception for 
incomplete abortion . 
Provide post abortion care . 


Counsel eligible 
couples about 
different methods of 
contraception 
Prepare acceptors 
for sterilization and 
IUCDs 


Counseling of mother / couples for 
family planning 
Prepare and assist for sterilization 
of 5 female and 2 male cases (in 
the hospital or community ) 
Insertion of intra uterine devices 
and prescription of contraception 
of contraceptives . 
Perform 2 IUCD insertions ( in the 
hospital or community ) 
Distribute oral pills - 5 
Demonstrate the use of condoms 
and distribute condoms - 5 
Visual inspection of the cervix and 
taking a pap smear test - 2 


Counsel eligible couples 
on differentmethods of 
contraception 
Perform 2 IUCD 
insertions (in the 
hospital or Community ) 
Distribute oral pills -5 
Demonstrate the use of 
condoms and distribute 
condoms - 5 
Visual inspection of the 
cervix and taking a pap 
smear test - 2 


Direction of cervical 
cancer 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


Clinical requirements to be completed during the internship period : 
In addition to practicing and gaining competency in the above mentioned skills, the students are 
expected to complete the following requirements during the internship period : 
Expected competency 

Hospital and community experiences 
Assessment and care of normal 

Examine 15 antenatal women in the hospital and 
pregnant woman 

community ) 
Conduct normal delivery 

Conducting pelvic assessment to determine pelvic 
Recognize different degrees of 

adequacy . PV examination 5 
tears give emergency care and 

Conducting 10 safe deliveries in the hospital and 
refer . 

community ), with active management of the third stage of 
labour, using infection prevention practices . 

Assist in the suturing of 5 episiotomies and tears 
Assessment and care of 

Provide essential care of the newborn - 10 
postnatal mothers and newborns 

Basic Resuscitation of the newborn -5 
Care of postnatal mothers 10 ( in the hospital and 

community ) 
Assessing and referring mother 

Take care of women with abortion - 2 
at risk 
Counsel eligible couples about 

Prepare and assist for sterilization of 5 female and 2 male 
different methods of 

cases (in the hospital or community ) 
contraception 

Perform 3 IUCD insertions (in the hospital or community ) 
Prepare acceptors for 

Distribute oral pills -5 
sterilization and IUCDs 

Demonstrate the use of condoms and distribute condoms 
Detection of cervical cancer 
Management of sick neonates 

Assessment and care of 5 sick neonates and 5 sick 
and children (IMNCI) 

children as per the IMNCI protocols . 


+ 


Clinical requirements to be completed during the 2nd year : 
Competency 1 st 6 months of 2nd Internship 

Total during 2nd year 
year 
ANC 

20 (hospital + 15 (Hospital + 35 (hospital 
Community ) community ) 

community ) 
Conducting normal 10 (Hospital 

10 (Hospital + 20 (Hospital + 
deliveries with AMTSL community *) 

community ) 

Community ) 
Assist suturing of 

10 
Episiotomy / tears 
Care of new born 

20 
Basic resusc . 
normal new born 
P / V Examination 

10 
Postnatal cases 10 (hospital + 

20 (hospital + 
Community ) 

community ) 
Management of sick 

5 + 5 
neonates and children 
(IMNCI) 
IUCD insertion 2 

3 


O 


10 


SARVESH 
KUMAR 
SRIVASTAVA 


Digitally signed by 
SARVESH KUMAR 
SRIVASTAVA 
Date : 2017.01.04 17 :30 :35 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


